निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 श्रावण 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 965 ) पटना , मंगलवार , 20 अगस्त 2019 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


शुद्धि - पत्र 

16 अगस्त 2019 
सं० 2 / सी01 - 20 - 02 / 2019 / गृ0आ0 - 6665 — विभागीय अधिसूचना सं0 - 5088 दिनांक 27.06.2019 के तहत 
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस 
सेवा के लिए चयनित पुलिस उपाधीक्षकों को परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से नियुक्त किया 
गया था । उक्त अधिसूचना के निम्नांकित अंश को निम्नवत् संशोधित किया जाता है : 

1. अधिसूचना के क्रमांक - 4 के कॉलम 2 एवं 7 में अंकित श्री अमरनाथ के पिता का नाम " स्व० चन्द्रभूषण 
त्रिपाठी” की जगह " स्व0 चन्द्रभान त्रिपाठी ” पढ़ा जाय । 

2. अधिसूचना के क्रमांक - 23 के कॉलम 2 एवं 7 में अंकित सुश्री निधि कुमारी के पिता का नाम " श्री हरिनाथ 
मिश्रा" की जगह " श्री हरि नाथ मिश्रा” पढ़ा जाय । साथ ही उक्त दोनों कॉलम में S/ o " की जगह D/ O पढ़ा जाय । 

3. अधिसूचना के क्रमांक - 18 एवं क्रमांक 29 के कॉलम 2 एवं 7 में क्रमश : S/ o " की जगह D/ O पढ़ा जाय । 
4. अधिसूचना में अंकित शेष प्रविष्टयाँ यथावत् रहेंगे ।, 

विश्वासभाजन, 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 965 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


